निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 चैत्र 1938 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 21 मार्च 2016 


( सं0 पटना 225 ) 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 


18 मार्च 2016 


सं0 मं0मं0 - 01 / मंत्रिपरिषद् - 05 / 2016 / 390 — भारत संविधान के अनुच्छेद - 166 के खंड ( 3) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 ( समय समय पर यथा 
संशोधित ) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं : 

संशोधन 
(1) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 ( समय समय पर यथा संशोधित ) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक - 01 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन क्रमांक - 38 एतद द्वारा विलोपित किया जाता है तथा इसकी प्रथम अनुसूची के 
क्रमांक - 07 सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन आवंटित कार्यों की सूची में निम्नलिखित एक नया क्रमांक - 35 जोड़ा 
जाता है : 

35. जन शिकायत कोषांग, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण 
तथा मुख्य सचिव , बिहार को प्राप्त सभी जन शिकायतों का निवारण । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


fER TOT ( 3RITERUT ), 21 12 2016 

The 18th March 2016 
No. MM -01/Mantri Parishad -05 / 2016 / 390 — In exercise of the powers conferred by 
clause ( 3 ) of Article 166 of the constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to 
make the following amendment in the Rules of Executive Business, of Bihar, 1979 
( Amended from time to time) with immediate effect : 


Amendment 


1. Serial No.- 38 of the Sl. No -01 Cabinet Secretariat Department in first Schedule of 


Rules of Executive Business , 1979 (amended from time to time) is hereby deleted and the 
following New Serial No .- 35 is added in the list of allocated works under the Sl. No .-07 in 
General Administration Department of its first Schedule : 

35. Public Grievances Cell and Functions Related to Implementation and 
Monitoring of The Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015 and Redressal 
of all Public Grievances received to The Chief Secretary , Bihar. 

By order of the Governor of Bihar , 

BRIJESH MEHROTRA , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TE ( 3TITETSUT ) 225 -571 + 100 - odontol 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


